रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004 /99 


WRM 


REGD. NO. D. L - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III --- खण्ड 4 
PART II Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई.दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 20 , 2006 / आश्विन 28 , 1928 
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 2006 / ASVINA 28, 1928 


सं . 160] 
No. 1601 


. 


-..-..---. 


.. 


........ 


.......... 


पंजाब एण्ड सिंध बैंक 

( मुख्य कार्यालय ) 

नई दिल्ली , 7 अक्तूबर, 2006 . 
सं. पीएसबी /स्टाफ / ओएसआर / 2006 / पीएसबी / स्टाफ / ओएसआर / 1982 /5. -- बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और 
अंतरण ) अधिनियम , 1980 ( 1980 का 40 ) की धारा 12 की उप - धारा ( 2 ) के साथ पठित , धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल , भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से पंजाब एण्ड सिंध बैंक 
( अधिकारी ) सेवा विनियम, 1982 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1 ) ये विनियम पंजाब एण्ड सिंध बैंक ( अधिकारी ) सेवा ( संशोधन ) विनियम, 2006 कहलाएंगे । 

(2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम , 1982 में , विनियम 5 में : 
( क ) उप - विनियम ( 1 ) में , खंड ( ग) के अंतर्गत , परंतुक के पश्चात् एवं टिप्पणी के पहले निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा , 

अर्थात् : 
" परंतु , जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है उसे अगले उच्चतर वेतनमान / अवरोध 

वेतनवृद्धि /वेतनवृद्धियों में ऐसी वेतनवृद्धि / वेतनवृद्धियाँ प्रदान नहीं की जाएंगी । " . 
( ख ) उप - विनियम ( 2 ) में स्पष्टीकरण के खंड ( घ ) में, टिप्पणी ( ii ) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी , अर्थात् : 
" (iii ) जो अधिकारी पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है, वह व्यावसायिक अर्हता भुगतान , उपर्युक्त 
के अनुसार , का पात्र नहीं होगा । " 

विजय कुमार मारवाह , उप महाप्रबंधक ( कार्मिक ) 

[ विज्ञापन III/IV/ 129/ 2006 - असा. ] . 


3359 GI/ 2006 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART III- SEC . 41 


: 


. 


. 


. .: 


- - : . **.:. 


: : : . 


. : : :. 


- - - - 


- 


" -. : 


- 


: : - : - 


: - - - - - - - 


- - 


- - 


_ . . 


... .. .. 


. .. . . . - 


- 


, 


- 


. . . 


- 


PUNJAB & SIND BANK 

(Head Office) 

New Delhi, the 7th October, 2006 
No. PSB /Staff/OSR /2006 / PSB /Staff /OSR / 1982 /5.- — In exercise of the powers conferred by Section 19 read with 
sub - section (2 ) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings ) Act, 1980 (40 of 1980 ), 
the Board of Directors of the Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous 
sanction of the CentralGovernmentherebymakes the following regulations further to amend Punjab & Sind Bank (Officers ) 
Service Regulations, 1982 , namely : 

1. (1) These regulationsmay be called Punjab & Sind Bank (Officers ) Service Amendments Regulations, 2006 . 

(2) These regulations shali come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2, In the Punjab & Sind Bank (Officers ) Service Regulations, 1982 , in regulation 5, 
(a ) in sub - regulation ( 1), under clause (c ), after the proviso and before the Noic , the following proviso shall be 

inserted , namely : 
" Provided further that such increments in the next higher scale stagnation increment s shall not be allowed to 

an officer who refuses promotion when offered ." 
(b ) in sub- regulation (2) in clause (d ) of the Explanation, after Note ( ii), the following Note shall be inserted , 

namely : 
**(111) An Officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay, as above, if he refuses to accept 
promotion when offered ." 

V. K .MARWAHA. Dy.Gen.Manager (Personnel) 

[ADVT. III/IV / 129 / 2006 -Fixiy ] 


"!! 


!. 


.7115 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, King Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054. 


